निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 आषाढ़ 1936 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 3 जुलाई 2014 


( संo पटना 551 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

21 मार्च 2014 
सं0 22 / निसिo( मोति० ) - 8 - 03 / 12 / 337 — श्री राजीवनंदन मौर्य, अवर प्रमंडल पदाधिकारी, मुख्य पश्चिमी 
नहर प्रमंडल सूरजपुरा ( नेपाल ) द्वारा नेपाल परिक्षेत्र में अवांछनीय तत्वों के साथ मेलजोल रखने, स्थानीय राजनीति में 
संलिप्त होने एवं विभूति कुमार सिंह, कनीय अभियंता को धमकी देने अमर्यादित आचरण नेपाल हितकारी योजना पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण राष्ट्रहित में एवं कार्यहित में विभागीय अधिसूचना संख्या 1013 दिनांक 14. 09.12 द्वारा 
तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 
17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 1285 दिनांक 14.11.12 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया 
गया । 

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपने पत्रांक - 53 दिनांक 17.01. 2014 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित 
किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई । समीक्षोपरांत श्री राजीवनंदन मौर्य, निलंबित, अवर प्रमंडल 
पदाधिकारी, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल सूरजपुरा ( नेपाल) को निलंबन से मुक्त किया जाता है । 

2. श्री मौर्य के विरूद्व संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आलोक में आवश्यक दंड के संबंध में 
निर्णय लिया जायेगा । 

____ 3. निलंबन अवधि का वेतन भत्ता एवं निलंबन अवधि को कर्तव्य पर मानने या न मानने आदि विभागीय 
कार्यवाही के फलाफल पर निर्भर करेगा । 
उक्त आदेश श्री राजीवनंदन मौर्य, अवर प्रमंडल पदाधिकारी को संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 551 -571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


